राजस्ट्री सं . गो . एल . -33004/94 


REGD. NO . D. L.-33004 / 94 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAOP OWNARY 


PART 


Section 1 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


%33 - 


- 


से 101 ] 
No . 101 ) 


Tant , सुम्याद शुलाई 15, 10mA/ आषाढ़ 24, 1016 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15 , 1994 /ASADHA 24 , 1916 


( 4 ) श्री 


श्रम मंत्रालय 

संकल्प 
नई दिल्ली , 15 जुलाई , 1994 
सं . यु - 23013/ 2/ 94-एल . डब्ल्यू . - - ठेका श्रम ( विनियमन 
एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 
5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय ठेका 
श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा देश में स्थित सभी कोयला 
खामों में ( क ) से ( घ ) को छोड़कर , ठेका श्रम पद्धति के 
नियोजन को समाप्त करने से सम्बन्धित अधिसूचना सं . 
यू - 23013/ 9/ 87 - एल उठल्यू , दिनांक 21- 6-1988 में 
संशोधन करने को वापस लेने के बारे में विचार करने के लिए 
एक समिति का गठन करता है । 

2. समिति का गठन और इसके विचारो विषय 
निम्नानुसार होंगे : -- 
( 1 ) श्री दामोदर पाण्डेय , श्रमिक प्रतिनिधि 

सचिव , इन्टक , पी . ओ . 
रामगढ़ कैन्ट , 
जिला हजारीबाग , 
बिहार 


( 2 ) श्री पार . ए . पी . सिंह, 

निदेशक ( पी एण्ड पाई पार ), कर्मचारी प्रतिनिधि 
सेन्ट्रल कोल इण्डिया लि . , 
10, नेताजी सुभाष सेड , 

कलकत्ता 
( 3 ) श्री आर . एल .. अरोड़ा , . निष्पक्ष विशेषज्ञ 

निदेशक , खान सुरक्षा महानिदेशालय , 
धनबाद 
श्री अवय शुक्ला, 
निदेशक , कोयला मंत्रालय , 

नई दिल्ली । 
( 5 ) उप मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), संयोजक 

धनबाद । 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार 
होंगे : 

" ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 
की धारा 10 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हए क्या इससे 
उपाबव अधिसूचना सं . - 23013/ 9/ 87- एल . डब्ल्य .. 
दिनांक 22- 6 -1988 ( का . प्रा . सं . 2063 ) ( प्रति संलग्न ) 


1687 GI / 9.4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. IT 


( 3 ) Shri R . L . Arora , Neutral Expert 

Director, Directorate 
General of Mines Safety, 

Dhanbad . 
( 4 ) Shri Avay Shukla, 

Director , Ministry of 

Coal, New Delhi, 
( 5 ) Deputy Chief Labour Convenor 

Commissioner ( Central) . 
Dhanbad. 


nvenor 


3 . The terms of reference of the proposed 
Committee would be as follows : 


की अनुसूची में उल्लिखित मद सं , 1 से 3 अर्थात् ( 1 ) 
कोयला निकाला माना या निकाला जाना और बेचना, ( 2 ) 
कोयला लादना या उतारना , ( 3 ) अतिभार को हटाना और 
मिट्टी काटना , में संशोधन करना / को वापस लेना म्यायसंगत 
है । समिति धेश में स्थित उन क्षेत्रों को कोयला खानो को 
छोड़कर जिन पर अधिसूचना के परन्तुक ( फ ) से (प ) के 
तहत 21 - 6 - 1948 की अधिसूचना लागू नहीं होती है, सभी 
कोयला खानों के कार्यो की समीक्षा करेगो , ये क्षेत्र हैं : ( क ) 
उत्तर पूर्व कोयला क्षेत्र के ऐसे खवान, जिनमें उस क्षेत्र में 
भारी वर्षा होने के कारण प्रत्येक वर्ष कुछ हो महीने उत्खनन 
संफर्म किये जा सकते हैं ; ( ख ) बण्ड घाटी में नदी किनारे 
स्थित खदान और इसी प्रकार के अन्य भूखण्ड भण्डार, जहां 
संफर्म फेयल तब किए जा सफो हैं जब नदी का जल स्तर 
वर्षा विहीन ऋतु के दौरान नीचे चला जाए , ( ग ) यान्त्रिक 
संकट होने पर, बिजली कट जाने पर या रेल द्वारा डिव्यों को 
अनियमित पूर्ति की दशा में कोयले का लवान और, ( घ ) 
ऐसे प्रस्तर कंकड़ो/ गढ़ी का जिनका पता पहले नहीं लगाया जा 
सकता है और जो लघु अवधि प्रर्थात छह माह तक के 
लिए है, काटना " । 

4. समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा । समिति अपनी 
रिपोर्ट छह माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी । . 
एस . एस . शर्मा, महानिदेशक ( श्रम कल्याण ) 

संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 
New Delhi , the 15th July , 1994 
No. U -230132/94 -LW ,-- In exercise of the 
powers conferred by Section 5 of the Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 
( 37 of 1970 ), the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Committee to 
consider the amendment withdrawal of Notifi 
cation No. U - 23013 9187 - LW dated 21 - 6 - 1988 
prohibiting employment of Contract Labour 
System in all Coal Mines in the country except 
( a ) to ( d) . 

2 . The composition of the Committee and its 
terms of reference will be as under : 
( 1 ) Shri Damodar Pandey , Workers 

Secretary, INTUC, P. O . Representative 
Ramgarh Cantt, District 

Hazaribagh, Bihar . 
( 2 ) Shri R . A . P . Singh. 

Employees 
Director ( P & IR ) , Representative 
Central Coal India Ltd ., 
10 . Netaji Subhash Road , 
Calcutta. 


" Whether there is justification for aincnd 

ment withdrawal of items No. 1 to 3 
mentioned in the Schedule viz . ( 1 ) 
Raising or raising -cum -selling of coal; 
( 2 ) Coal loading and unloading ; and 
( 3 ) Over burden removal and earth 
cutting ; annexed to notification No. 
U - 23013/ 9/ 87- Lw dated 21 - 6- 1988 
( S. O . No. 2063 ) (copy enclosed ) kcep 
ing in view provisions of section 10 of 
the Contract Labour (Regulation & 
Abolition ) Act , 1970. The Commit 
tce will review of the working of all 
coal mines in the country except those 
areas where the notification dated 
21-6 - 1988 is not applicable under pro 
viso ( a ) to ( d ) of the notification viz. 
( a ) quarries in the North - East Coal 
Field which can only be worked for 
a few months every year due to heavy 
rainfall in the area ; (b ) quarries locat 
ted by the side of the river in pench 
valley and similar other patch deposits 
which can only be worked when the level 
of river has gone down and during non 
rainy seasons; ( c ) Loading of coal 
when there is mechanical failure, 
failure of power · or irregular 
supply of wagon by the railways ; and 
( d ) cutting of stone drifts faults which 
cannot be detected in advance and are 
of short- duration, say upto six months ". 


4 . The Headquarters of the Committee will be 
at Dhanbad . The Committee would submit its 
report within six months . 


S.S. SHARMA, Director General 

(Labour Welfare ) Jt . Secy . 


[ भाग - - बण्डत 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


- 


- 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 जून , 1988 
का . आ . सं . 2063. - - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनि 
यमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र , भाग II , खण्ड 3 , 
उपमण्ड (ii ) तारीख 15 फरवरी , 1975 में प्रकाशित , 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . प्रा . 
488 तारीख 1 फरवरी, 1975 का अधिक्रांत करते हुए , 
केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इससे उपाबंद्ध अन 
सूची में विनिर्दिष्ट संकों में देश की सभी कोयला खानों में 
ठेका अम के नियोजन को प्रतिषित करती है - - 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st June , 1988 
S .O . 2063, - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 10 of the 
Cuntract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 ( 37 of 1970 ) and in suparsession of 
the notification of the Government of India in 
ihe Ministry of Labour No . S. O . 488. dated the 
1st February 1975 , published in the Gazette of 
India, Para II Section 3, Sub section . . 
dated the 15th February , 1975 , the Central 
Government after consultation with the Central 
Board , hereby prohibits employment of contract 
labour in the work specified in the schedule 
annexod heroto in all coal mines in the country . 


अनुसूची 


SCHEDULE 


1 . कोयला निकाले जाना या निकाले जाना और बेचना ; 
2. कोयला लादना और बेचना उतारना ; 
3. प्रतिभार को हटाना और मिट्टी काटना ; 
4. ज्वलनशील कोयला विनिर्माण ; 
5. प्रसार ढेरों को और भूतल के नीचे प्रकीर्णा प्रस्तर कतरनों 
को हटाना ; 

परन्तु यह अधिसूचना निम्नलिखित प्रवर्गों को लागू नहीं 
होगी : 


1 . Raising or raising- cum-selling of coal; 
2. Coal loading and unloading ; 
3. Over burden removal and earth cutting; 
4 . Soft coke manufacturing ; 
5 . Driving of stone drifts and miscellaneous 

stone cutting underground : 


( क ) उत्तर पूर्व कोयला क्षेत्र के ऐसे खदान , जिनमें उस क्षेत्र 

में भारी वर्षा होने के कारण प्रत्येक वर्ष कुछ ही महीने 
संकर्म किए जा सकते हैं । 


( ख ) खण्ड घाटी में नदी किनारे स्थित खदान और इसी 

प्रकार के अन्य भूखण्ड भंडार, जहां संकर्म केवल तय 
किए जा सकते हैं जहां नदी का जल स्तर वर्षा विहीन 

ऋतु के दौरान नीचे चला जाए । 
( ग ) यांत्रिक संकट होने पर , बिजली कट जाने पर या रेल 

द्वारा डिब्बों की अनियमित पूर्ति की पणा में कोयले का 

लदान , और 
( घ ) ऐसे प्रस्तर कंकड़ों गढों का जिनका पता पहले नहीं 

लगाया जा सकता है और जो लघु अवधि अर्थात् छह 
मास तक के लिये हैं , काटना । 


Provided that this notification shall not 

apply the following categories : 
( a ) quarries in the North -East Coal Field 

which can only be worked for a few 
months every year due to beavy 

rainfall in the area ; 
( b ) quarries located by the side of the 

river in pench valley and similar 
other patch deposits which can only 
be worked when the level of river 
has gone down and during non 

rainy season ; 
( c ) loading of coal when there is inecha 

pical failure, failure of power or 
irregular supply of wagon by the 

railways ; and 
( d ) cutting of stone drifts faults which 

cannot be detected in advance and 
are of short - duration, say upto six 
months. 


[ संख्या यू- 230 1 3/ 9/ 87 - एल . डब्ल्यू . ] 

जगदीप जोशी, महानिदेशक 
( श्रम कल्याण ) संयुक्त सचिव 


[ No . U - 23013987 -LW ] 
JAGDISH JOSHI, Director General 

( Labour Welfare ) Jt . Secy. 


PuA 


- 


- - 


- - 


- - - - + - + - + - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


L 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1994 


